रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


सत्यमेव जया 


. 


. 


11 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 . उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 19841 
No. 1984 ] 


. नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 4 , 2012 / आश्विन 12 , 1934 
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2012/ ASVINA 12 , 1934 


... 


---...-- 


-.-... 


. 


... 


--. 


...-..--.- 


-- 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
। अधिसूचना 

. . 
नई दिल्ली, 4 अक्तूबर , 2012 
का. आ. 2366 ( अ).--- आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख) के साथ 
पठित उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के 
लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2)में 
उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती है तथा उक्त संस्थानों द्वारा 
चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम ( 3) में यथा उल्लिखित 
उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को 
भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुमत 
किया जाना है , नामत: 

सारणी 
क्रम सं0 | संस्था का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और धारा 35 क ग के अंतर्गत 
उसकी अनुमानित लागत कटौती के रूप में अनुमत 

की जाने वाली लागत की 

अधिकतम राशि 
| ( 3 ) 
शिवनेरी बहुउद्देश्यीय ग्रामीण | शिव शिक्षामृत ( ग्रामीण गरीब । वर्ष 2012 - 13 से आरंभ होने | 
विकास मंडल, डाकखाना,बोसे , विद्यार्थियों के लिए आधुनिक वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
तालुका मंगलवेधा, जिला शिक्षा सहायता 

वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
शोलापुर ( महाराष्ट्र)पिन -413322 

2013, . 2013- 2014 एवं 
( लागत 2. 30 करोड़ रूपये) 

2014- 2015 हेतु 2. 30 
करोड़ रूपये 


1 . 


(1 ) 


( 2) 


- ---- --- - 


. 


3785 Gi/ 2012 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii )] 


आर ई एच एल ए एस ( रूरल भारत में पोलीनेशन और वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
इंजीनियरिंग हैल्थ एंड लीगल । इकोलाजिकल संकट - खाद्य | वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
अवरनेस सोसायटी ) नं0 3, ईस्ट पदार्थों की कमी और पर्यावरण | वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
पोंडे रोड लेन , रामसन्स बिल्डिंग | समस्या का होना 

2013, 2013- 2014 एवं 
1 , नियर कन्जन थियेटर , 

2014- 2015 हेतु 96 .48 
विल्लुपुरम -605602 , तमिलनाडु 

( लागत 96. 48 

लाख लाख रूपये 
लाख , 


रूपये ) 


. 


थरमेक्स सोशल इनिशिएटिव सावित्रीबाई फुले इंग्लिश वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
फाउन्डेशन , 14, थरमेक्स मीडियम स्कूल 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
हाऊस, पूणे मुम्बई रोड , 

वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
वाकदेवाड़ी, पूणे -411003 

( 163.59 लाख रूपये ) 

2013, 2013 -2014 एवं 
महाराष्ट्र 

2014-2015 हेतु 163 .59 

लाख रूपये 
श्री ग्राम्या सेवा संगठन , कालेज | रापर और सातल तालुका वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
रोड ( निलपुर रोड ) नियर आई टी ( गुजरात) में विकलांग व्यक्तियों वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
आई कालेज , शक्ति पेट्रोल पम्प | के लिए बहुउद्देश्यीय पुनर्वास वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
के सामने, रापर ( कच्छ), गुजरात और पिछड़े समुदाय के लोगों 2013, 2013- 2014 एवं 
- 370165 

के लिए खतरनाक बीमारियों के 2014- 2015 हेतु 2 करोड़ 
लिए चिकित्सा सहायता रूपये की कार्पस निधि सहित 
( 2 करोड़ रूपये की कार्पस 3.79 करोड़ रूपये 
निधि सहित लागत 3. 79 करोड़ 

रूपये ) 
भारती महिला मंडल, सोयू भारती | व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र | वर्ष 2012-13 से आरंभ होने 
अलावली, बेडगिरे, एस/ सं0 ( लागत 4. 77 करोड़ रूपये ) । वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
67/ 26 ,विद्यानगर , पुणे 

वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
411032 

2013, 2013-2014 एवं 
2014-2015 हेतु 4. 77 

करोड़ रूपये 
नेशनल एसोशिएसन फार 1 ) भावना चांडक ( प्लोर ) एम | वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
ब्लाइड , प्लॉट सं0 पी - 66 , ए- ए एच ए एन ए बी स्कूल फार | वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
रोड, लेन नं0 3, एम आई डी दी ब्लाइंड , 

वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
सी , सातपुर , नाशिक - 422007, 2) एन ए बी नाइस विजय | 2013, 2013-2014 एवं 
महाराष्ट्र 

| मर्चेन्ट मेमोरियल वर्कशाप कम 2014 - 2015 हेतु 91 लाख 
ट्रेनिंग सेन्टर फार दी ब्लाइंड , रूपये की कार्पस निधि सहित 
3) एम ए एच ए - एन ए बी 5. 01 करोड रूपये 
प्रशिक्षण केन्द्र, 
4 ) डीफ ब्लाइंड एंड , मल्टीपल 
डिसएबिलीटी सेन्टर, 


[ भाग 11 - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 5 ) डीफ ब्लाइंड एंड मल्टीपल 
डिसएबिलीटी वोकेशनल ट्रेनिंग 
सेन्टर 


. 


| (91 लाख रूपये की कार्पस 
निधि सहित लागत 5.01 करोड़ 

रूपये) 
दी स्पास्टिक सोसायटी आफ । तमिलनाडु के शहरी स्पास्टन 
तमिलनाडु , तारामनी रोड , चेन्नई ( एस पी ए एस टी एन ) केन्द्रों 
600113, तमिलनाडु 

में विशेष शिक्षा केन्द्र का 
संचालन और उपस्कर , 
| साजसज्जा 
( लागत 2. 47 करोड़ रूपये ) 


वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
2013 , 2013- 2014 एवं 
2014- 2015 हेतु 2.47 
करोड़ रूपये 


| 8 . 


| 


शिशु कल्याण स्वाधिकार केन्द्र जाजपुर जिले के ग्रामीण वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने | 
, जागेश्वरपुर , डाकखाना / जिला || गरीब लोगों के लिए 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
जाजपुर , उड़ीसा - 755001 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र वर्षों के लिए अर्थात् 2012 

और स्थानन केन्द्र के लिए | 2013, 2013- 2014 एवं 
वित्तीय सहायता मांगने के .. | 2014- 15 हेतु 5.50 करोड़ 
लिए परियोजना प्रस्ताव रूपये की कार्पस निधि 
( लागत 5.50 करोड़ रूपये की 


| ओम क्रिएशन ट्रस्ट , आनंद 
निकेतन, किंग जार्ज पंचम 
मेमोरियल , डा0 ई मोसेज रोड, 
महालक्ष्मी मुम्बई- 40011 


भूमि एवं भवन परियोजना वर्ष 2012-13 से आरंभ होने 
( लागत 37.70 करोड़ रूपये ) वाले वर्ष से तीन वित्तीय 

वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
2013, 2013- 2014 एवं 
2014- 2015 हेतु 37 . 70 | 

करोड़ रूपये 
ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग | वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
और अनुसूचित जाति के लोगों वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
के लिए अल्ट्रा मोबाइल वैन | वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
( लागत 260. 19 लाख रूपये ) | 2013, 2013- 2014 एवं 

2014-2015 हेतु 260.19 
लाख रूपये 


10. 


. 


मोबाइल थिएटर कलचरल 
सोसायटी , ए/6, सुविधा लोक , 
नयाटोला, कुम्हारार , पटना 
800026, बिहार 


__ _ 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


[ PART II - SEC . 3(ii)] 


11 . 


| कांतलबेरिया श्री रामकृष्णा बारियुपुर ब्लाक , दक्षिण 24 | वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 

आश्रम ट्रस्ट , ग्राम कांता बेरिया | परगना , पश्चिम बंगाल के वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
, डाकखाना शंकरपुर , पुलिस कमजोर वर्ग के लोगों के लिए वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
थाना बारियुपुर , दक्षिण जिला खिलोना निर्माण प्रशिक्षण सह 2013 , 2013-2014 एवं 
24 परगना, पश्चिम बंगाल उत्पादन और समाजिक आर्थिक || 2014-2015 हेतु 65. 51 
743610 उन्नयन 

लाख रूपये 
( लागत 65. 51 लाख रूपये ) 


13 . 


| आधाराना ( दी आधारना होम | आधारना होम फार आरफन्स वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने | 
फार आरफन्स एंड नीडी एंड नीडी स्टुडेंटस 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
स्टुडेंटस)एच नं0 16-2 ( लागत 2. 66 करोड़ रूपये) वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
738 /4/5/12, एस बी एच बैंक 

2013, 2013- 2014 एवं 
कालोनी , आसमन गढ(नियर ) टी 

2014-2015 हेतु 2.66 
वी टावर , मलकापेट , हैदराबाद 

करोड़ रूपये 
| 500036, आन्ध्र प्रदेश 
शंकर फाउन्डेशन , 19- 50, श्री नेत्र अस्पताल परियोजना, का वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
सांई माधव नगर , नायडू थेटा , संचालन , उपकरणों की खरीद | वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
वेपागुंटा , विशाखापत्तनम - और भवन का रखरखाव वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
5300047 

| 2013, 2013- 2014 एवं 
( लागत 3770. 60 लाख रूपये 2014- 2015 हेतु 3770. 60 

लाख रूपये 
प्लान इंटरनेशनल ( इंडिया | कारखानों और भवन निर्माण वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
चैप्टर) ई- 12 , कैलाश कालोनी , | स्थलों पर कार्यरत कर्मचारियों वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
नई दिल्ली -110048 

के बच्चों के लिए क्रेच की वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
स्थापना और संचालन तथा 2013, 2013- 2014 एवं 
विद्यालय में नामांकन करना । 2014- 2015 हेतु 20.00 

( लागत 20 .00 करोड़ रूपये) करोड़ रूपये 
बेतेसदा चेरिटेबल एन्डेवेयर , विकास सहायता के द्वारा | वर्ष 2012-13 से आरंभ होने 
462 , दूसरा तल, इंदिरा विहार , इंटीग्रेटेड रिहेबिलीटेशन आफ वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
दिल्ली- 110009 

एल ए पी एस 

वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
( लागत 3 करोड़ रूपये ) 2013, 2013- 2014 एवं 

2014-2015 हेतु 3 करोड़ 
रूपये 


14. 


15. 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


16. . 


17 


19. 


अर्चना एजुकेशन ट्रस्ट , 81 , । संतोष महेश बगरोडिया | वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
लास पालमास , आठवां तल , .. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
लिटिल गिबस रोड, मुम्बई - ( लागत 166. 93 लाख वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
400006 रूपये ) 

2013, 2013- 2014 एवं 
2014-2015 हेतु 166 . 93 

लाख रूपये 
| माननीय श्री बबनराव पाचपुते परिक्रमा -ए विलेज फार वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
विचारधारा ट्रस्ट , डाकखाना ग्लोबल वेलफेयर 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
काश्ती, तालुका श्रीगोंडा, जिला ( लागत 9.48 करोड़ रूपये ) । वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
अहमदनगर , महाराष्ट्र 

2013, 2013- 2014 एवं 
2014- 2015 हेतु 9. 48 

करोड़ रूपये 
हिंद सेवा संगठन , एच आर डी युवा , किसान और महिलाओं । वर्ष 2012-13 से आरंभ होने 
काम्पलेक्स बाइ पास रोड, शानन, | के लिए विशेष ध्यान के साथ | वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
संजोली, शिमला- 6 हिमाचल प्रदेश आय उत्पन्न करने वाली वर्षों के लिए अर्थात् 2012 

कार्यक्रमों के साथ एकीकृत 2013, 2013- 2014 एवं 
ग्राम विकास परियोजना 2014- 2015 हेतु 1194 

( लागत 1194 लाख रूपये ) लाख रूपये 
दिग्विजय लायन फाउन्डेशन , विश्रांति गृह स्वजनगृह वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
सिविल अस्पताल के सामने , गेट अन्नपूर्णा . 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
नं0 3, असरावा अहमदाबाद- . ( 2 करोड़ रूपये की कार्पस वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
380016 गुजरात 

निधि सहित लागत 5.17 2013, 2013- 2014 एवं 
करोड रूपये) 

2014- 2015 हेतु 2 करोड़ 
रूपये की कार्पस निधि सहित 

5. 17 करोड़ रूपये 
करिर चैरिटेबल ट्रस्ट, हास्पटिल , तरनतारण पंजाब में स्वास्थ्य | वर्ष 2012-13 से आरंभ होने 
जी टी रोड, नौशेरा पन्जनू जिला जागरूकता( आर सी एच और वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
तरनतारण पंजाब 

केंसर जागरूकता ) शिविर और वर्षों के लिए अर्थात 2012 
कार्यशाला, ( लागत 6.67 करोड़ | 2013, 2013 - 2014 एवं 
रूपये) 

| 2014- 2015 हेतु 6.67 

| करोड़ रूपये 
जामिया इसलामिया इसलातुल । नूर चैरिटेबल अस्पताल और । वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
उलूम , अमलीबारी मोल्गी रोड , रिसर्च केन्द्र का विस्तार वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
डाकखाना अक्कलकुवा-425415, ( लागत 18.81 करोड़ रूपये ) वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
जिला नंदूरबार , महाराष्ट्र 

2013, 2013- 2014 एवं . 
2014-2015 हेतु 18.81 
करोड़ रूपये 


20 . 


21 . 


378541 /12 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART Il - SEC. 3( ii)] 


- 


23. 


24 . 


। 


. 


..--- 


-. 


- 


-.--.--. 


25 . 


| श्रीमंत दगडूसेठ हलवाई 

अबालवृद्ध सहायता योजना । वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने | 
सार्वजनिक गनपति ट्रस्ट , गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
गणपति भवन , 250 बुधवार पेठ , लोगों के लिए मौजूदा | वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
पूणे- 411002 , महाराष्ट्र 

गतिविधियों के विस्तार के 2013, 2013- 2014 एवं 
साथ एकीकृत विकास योजना 2014- 2015 हेतु 11 .95 

( लागत 11. 95 करोड़ रूपये ) | करोड़ रूपये 
मानव सेवा धर्म समवर्धिनी , 3.40 करोड़ रूपये की कार्पस वर्ष 2012-13 से आरंभ होने 
391/ 1, वेंकटाचलपती नगर, निधि का सृजन 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
अलापक्कम, चेन्नई - 600116 , ( लागत 3. 40 करोड़ रूपये की वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
तमिलनाडु 

कार्पस निधि ) 

2013, 2013- 2014 एवं 
2014-2015 हेतु कार्पस 
निधि के रूप में 3. 40 

करोड़ रूपये 
श्री कल्याण आरोग्य सदन, . . श्री कल्याण आरोग्य सदन वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
बजाज ग्राम सनवाली - 332021 मेडिकल कालेज, 

वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
राजस्थान 

( लगात 61.53 करोड़ रूपये ) वर्षों के लिए अर्थात् 2012 

2013, 2013- 2014 एवं 
2014- 2015 हेतु 49. 37 

करोड़ रूपये 
श्री साहित्य साई ग्रामीण जाग्रति , . श्री सत्य साई इंस्ट्टीयूट आफ वर्ष 2012- 13 से आरंभ होने 
ग्राम दारवा, डाकखाना फतेहपुर , वोकेशनल एंड इंडस्ट्रीयल वाले वर्ष से तीन वित्तीय 
जिला यमुनानगर , 135101 , ट्रेनिंग और अस्पताल की । वर्षों के लिए अर्थात् 2012 
हरियाणा 

स्थापना और स्कूल के 2013, 2013-2014 एवं 
संचालन का व्यय 

2014- 2015 हेतु 5.40 
( लागत 5. 40 करोड़ रूपये) करोड़ रूपये 
श्री गणेश सेवा ट्रस्ट फार " सानिध्य " मानसिक रूप से वर्ष 2012-13 से आरंभ 
एक्सेपशनपल परसन्स श्री विकलांगों के लिए आवासीय । | होने वाले वर्ष से तीन 
गणेश कंदित्तु बीकारनकांटा, विद्यालय और प्रशिक्षण केन्द्र वित्तीय वर्षों के लिए 
मंगलोर -575005 ( लागत 6 करोड़ रूपये ) अर्थात् 2012- 2013, 

2013- 2014 एवं 2014 
2015 हेतु 6 करोड़ 

रूपये 
बारासत अन्वेषण , रबिन्द्र मौजूदा निवेदिता अनाथालय । वर्ष 2012-13 से आरंभ 
नगर , नोआपारा , बारासत, जिला और संकल्प वृद्धाश्रम की होने वाले वर्ष से तीन 
24 परकगना, कोलकाता गतिविधियों का विस्तार वित्तीय वर्षों के लिए 
700125 पश्चिम बंगाल ( 50 लाख रूपये की कार्पस . अर्थात् 2012-2013, 

निधि सहित लागत 282. 13 2013- 2014 एवं 2014 
लाख रूपये ) 

2015 हेतु 50 लाख रूपये 
की कार्पस निधि सहित 
282. 13 

लाख 
रूपये 


27 . 


[ भाग II खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण . . 


28 . 


29 . 


डा0 साली मेडिकल फाउन्डेशन , " मल्टी स्पेस्शियलिटी हॉस्पिटल वर्ष 2012-13 से आरंभ | 
डाकखाना मानचार तालुका और केंसर जांच उपचार केन्द्र " | होने वाले वर्ष से तीन 
अम्बेगांव , जिला पुणे -410503 ( लागत 1300 लाख रूपये ) वित्तीय वर्षों के लिए | 

अर्थात् 2012-2013, 
2013-2014 एवं 2014 
2015 हेतु 1300 लाख 

रूपये 
बाल सहयोग , 

।. एकीकृत सामुदायिक वर्ष 2012-13 से आरंभ 
एल ब्लॉक मार्किट के सामने विकास और सहायता | होने वाले वर्ष से तीन 
आउँटर सर्किल कनॉट प्लेस , नई कार्यक्रम ( नाहरपुर और वित्तीय वर्षों के लिए 
दिल्ली - 110001 

रिठाला ) 

अर्थात् . 2012- 2013, 
II . समुदाय विकास कार्यक्रम 2013-2014 एवं 2014 
( पहाड़गंज ) 

2015 हेतु 1.09 करोड़ 
| II. उपचारी शिक्षा, गरीब बच्चों रूपये 

के लिए बालवाड़ी और 
महिला सशक्तीकरण 
( नांगलोई, करोल बाग, 

बाल सहयोग होम ) 
iv. समुदाय विकास कार्यक्रम ( . 

वजीरपुर जेजे कालोनी और 

कोटला मुबारकपुर ) 
| v. महिला सशक्तीकरण एवं 

दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम 

( नांगलोई एवं पहाड़गंज ) 
| vi . समुदाय विकास और 

कम्प्यूटर केन्द्र ( इन्द्रपुरी ) | 
| Vil. ओपन शेल्टर 


---- 


- 


-------- 


- 


-- 


( लागत 1.09 करोड़) 
तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति , मौजूदा भवन का विस्तार, वर्ष 2012-13 से आरंभ 
108, सेकटर पी, अलीगंज , व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और होने वाले वर्ष से तीन 
लखनऊ ( उ0प्र0 ) प्रशिक्षण केन्द्र 

वित्तीय वर्षों के लिए 
( लागत 7.69 करोड़ रूपये ) अर्थात् 2012-2013, 

2013- 2014 एवं 2014 
2015 हेतु 7.69 करोड़ | 
रूपये 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii )] 


दत्त सामाजिक सेवा ट्रस्ट , 
डाकखाना सोखयादा कालोनी , 
विंग कराड़ जिला सतारा , 
महाराष्ट्र 


मौजूदा सुविधाओं का संचालन । | वर्ष 2012-13 से आरंभ 
( लागत 9. 25 करोड़ रूपये ) | होने वाले वर्ष से तीन 

वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2012-2013, 
2013- 2014 एवं 2014 
2015 हेतु 9. 25 करोड़ 
रूपये 


| पोद्दार ट्रस्ट , सेक्टर - 7 क्षिप्रा 
पाथ, मानसरोवर , जयपुर, 
राजस्थान 


गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली वर्ष 2012- 13 से आरंभ 
ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के होने वाले वर्ष से तीन 
लिए रोजगार अवसरों का सृजन | वित्तीय वर्षों के लिए 
करना 

अर्थात् 2012-2013 , 
( लागत 2. 18 करोड़ रूपये ) 2013- 2014 एवं 2014 

2015 हेतु 2.18 करोड 
रूपये 


33. 


. 


परम शक्ति पीठ , वात्सलय ग्राम वात्सल्य ग्राम परियोजना 
मथुरा वृन्दावन मार्ग, पोस्ट प्रेम ( लागत 5. 30 करोड़ रूपये ) 
नगर, वृन्दावन - 2810036 
उ0प्र0 ) 


वर्ष 2012-13 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2012- 2013, 
2013- 2014 एवं 2014 
2015 हेतु 5. 30 करोड 
रूपये 


34. 


श्रीनिवासन सर्विस ट्रस्ट , 
जयालक्ष्मी एस्टेट , नं0 
29 ( ओल्ड नं08) हदोस रोड, 
चेन्नई -600006 तमिलनाडु 


पूणे महाराष्ट्र के 41 गांवों में 
ग्रामीण विकास परियोजना 
( लागत 150 लाख रूपये ) 


वर्ष 2012-13 से आरंभ 
होने वाले वर्ष से तीन 
वित्तीय वर्षों के लिए 
अर्थात् 2012- 2013 , 
2013- 2014 एवं 2014 
2015 हेतु 150 लाख 
रूपये 


It. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2012- 13, 2013- 14 तथा 2014- 15 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के 
लिए और उक्त सारणी की क्रम सं0 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29, 30, 31 , 32 , 33 और 34 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम की बाबत प्रवृत्त 
रहेगी । 


[ सं. 67/ 2012/ फा . सं. वी . 27015/3/ 2012 - एस ओ ( नेट. कॉम ) ] 

अजय कुमार नेमा, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


[ 


11 - ous 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
· New Delhi, the 4th October, 2012 


5. 0 . 2366 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to section 35AC of the Income Tax Act , 1961, the Central Government, on 
the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic 
Welfare , herby notifies the institutions approved by the said National Committee , 
mentioned in column (2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes 
specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as 
mentioned in column (3 ) of the said Table , and also specifies in the column (4 ) of the Table 
the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said 
section 35AC for the period of approval, namely : 


TABLE 


Serial 
Number 


Name of the Institution 


Project or scheme and 
estimated cost thereof 


Maximum amount of 
cost to be allowed as 
deduction under section 
35AC of I. T . Act, 1961 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


Shivaneri Bahudeshiya 
Gramin Vikas Mandal, 
At / Post Bhose , 

Tal 
Mangalvedha , District 
solapur (Maharashtra ), 
Pin - 413 322 . 


Shiv 

Shikshamrut | Rs. 2 . 30 crore for three 
(Modern Educational Aids | financial 

years 
for Rural Poor Students). commencing with 2012 - 13 

i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
(Cost Rs. 2 .30 crore). 

2014 - 15 . 


years 


REHLAS (Rural Engineering 
Health and Legal Awareness 
Society ), 
No . 3 , East Pondy Road Lane , 
Ramson s Building , Near 
Kannan Theatre , 
Villupuram - 605 602 , 
Tamil Nadu . 


Pollination and Ecological Rs. 96 .48 lakh for three 
Crisis in India - Becomes financial 
food shortages and 

commencing with 2012 - 13 
environmental problem . 

| i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
(Cost Rs. 96 . 48 lakh ). 

2014 - 15 , 


Thermax Social Initiative 
Foundation , 14 , Thermax 
House , Pune Mumbai 
Road ,Wakdewadi, Pune - 
411 003, Maharashtra. 


Shree Gramya Seva 
Sangthan , 
College Road (Nilpar Road ) 
Near 1. T ,I College , 
Opp . Shakti Petrol Pump, 
Rapar (Kutch ), . 
Gujarat - 370 165 


Savitribai Phule English Rs. 163. 59 lakh for three 
Medum School. 

financial 

years 

commencing with 2012 - 13 
(Cost Rs. 163.59 lakh ). 

i.e 2012 - 13, 2013 - 14 & 

2014 - 15 . 
Multipurpose 

Rs. 3. 79 Crore including a 
rehabilitation for disabled corpus fund of Rs. 2 crore 
person and medical help for three financial years 
to deadly disease for commencing with 2012 - 13 
backward community at i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 . & 
Rapar and Satalpur | 2014 - 15 . 
taluka (Gujarat). 


. . . 3785411 :2 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART IBSEC . 3 (ii)] 


( Cost Rs. 3 . 79 Crore 
including a corpus fund of 
Rs. 2 crore). 


Vocational Training 
Centre . 


Bharti Mahila Mandal, 
Sou Bharati Allavali Bedgire , 
S /No67 / 26 , Vidyanagar, 
Pune -411032. 


Rs. 4 .77 Crore for three 
financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i.e 2012 - 13 , 2013- 14 & 
2014 - 15 . 


(Cost Rs. 4 .77 Crore). 


National Association for 
Blind , 
Plot No . P -66 , A -Road , Lane 
No . 3 , 
MIDC, Satpur, Nashik - 422 


007 , .. 


Maharashtra . 


1) Bhavana Chandak Rs. 5 .01 Crore including a 
(Falor ) MAHA NAB School 

corpus fund of Rs . 91 lakh 
for the Blind, 

for three financial years 
2 ) NAB Nice Vijay 

commencing with 2012 - 13 
Merchant Memorial 
Workshop -cum - training 

ise 2012 - 13, 2013 - 14 & 
Centre for the Blind , 

2014 - 15 . 
3 ) MAHA -NAB 
Training Centre , 
4 ) Deaf blind & 
Multiple Disability centre , 
5 ) Deaf blind & 
Multiple 

Disability 
Vocational Training 
Centre . 


(Cost Rs. 5 .01 Crore 
including a corpus fund of 
Rs . 91 lakh ). 


The Spastics Society of Tamil | Equipment Furnishing Rs. 2 . 47 Crore for three 
Nadu , and Running of Special | financial 

years 
Taramani Road , 

Education Centre for commencing with 2012 - 13 
Chennai - 600 113 , 

Spastic Children at Urbani . e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Tamil Nadu . 

Centres of SPASTN in 2014 - 15 . 
Tamil Nadu . 


(Cost Rs. 2 . 47 Crore). 


Sishu Kalyana Swadhikar 
Kendra , 
At. Jageswarpur, PO / Dist. 
Jajpur , 
Odisha - 755 001. 


Project Proposal seeking Rs. 5 . 50 Crore for three 
financial assistance for | financial 

years 
Vocational Training and 

commencing with 2012 - 13 
placement centre for the 

i.e 2012 - 13 , 2013- 14 & 
rural poor people of the 

2014 - 15 . 
Jajpur district . 


(Cost Rs. 5 .50 Crore). 


Om Creations Trust , 
Anand Niketan , 
King George V Memorial, 
Dr. E Moses Road , 
Mahalaxmi, 
Mumbai - 400 011. 
Mobile Theatre Cultural 
Society , 
A / 6 , Suvidha Lok , Nayatola, 
Kumbrar , 
Patna - 800 026 , 
Bihar . 


Land and Building project. Rs. 37 .70 Crore for three 

financial 

years 
(Cost Rs. 37 .70 Crore). 

commencing with 2012 - 13 
i.e 2012 - 13 , 2013- 14 & 

2014 - 15 . 
Ultra Mobile Van for Rs. 260 . 19 lakh for three 
weaker section , scheduled 

financial 

years 
caste of rural area . 

commencing with 2012 - 13 
(Cost Rs. 260 . 19 lakh ). 

i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 


10 . 


[ 77 ||- - Qus 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


: 


- 


11 


Kantalberia Sri Ramakrishna 
Ashram Trust, 
Village Kantalberia , 
P . O . Sankarpur , 
P . S .Baruipur, 
District South 24 Paraganas , 
West Bengal - 743 610 . 


Toy making Training cum 
production & Socio 
economic upliftment of the 
weaker section under 
Baruipur Block , South 24 
Parganas , West Bengal. 


Rs. 65 .51 lakh for three 
financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 


( Cost Rs. 65 .51 lakh ). 


12 


| AADARANA ( The Aadarana 
Home for Orphaned and 
Needy Students ), 
H .No. 16 - 2 - 738 / 4 / 5 / 12 , SBH 
Bank Colony, 
Asmangad (Near ), TV Tower , 
Malo 
Hyderabad - 500036 , 
Andhra Pradesh . 


Aadarana Home for Rs. 2 .66 Crore for three 
Orphaned and Needy financial 

years 
Students. 

commencing with 2012 - 13 
(Cost Rs. 2 .66 Crore), 

i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 


SHANKAR FOUNDTION , Running of Eye Hospital 
19 - 50 , Sri Sai Madhava | Projects , purchase of 
Nagar, 

Equipment and Building 
Naidu Thota , Vepagunta , Maintenance etc . 
Visakhapatnam - 530047 . 

(Cost Rs. 3770 .60 lakh ). 


Rs. 3770 .60 lakh for three 
financial 

years 
commencing with 2012 
13 i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 


14 . 


Plan International 
Chapter), i 
E - 12 , Kailash Colony, 
New Delhi - 110 048 . 


( India | Establishing and running Rs. 20 Crore for three 
of crèches and enrolment financial 

years 
in schools of the children 

commencing with 2012 - 13 
of workers employed in 

1.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 

1 
factories or at building 
sites . 

2014 - 15 . 


(Cost Rs, 20 Crore). 


[ 


15 . 


Bethesda 

Charitable Integrated Rehabilitation | Rs. 3 Crore for three 
Endeavors , of LAPs by Development financial 

years 
462, 2nd Floor Indra Vihar, support. 

commencing with 2012 - 13 
Delhi - 110 009 . 

(Cost Rs. 3 Crore). 

i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


16 . 


Archana Education Trust , 
81, Las Palmas, 8th Floor, 
Little Gibbs Road, 
Mumbai - 400006 . 


Santosh Mahesh Bagroida 
Vocational Training 
Center. 


Rs. 166 . 93 lakh for three 
financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i.e 2012 - 13 , 2013- 14 & 
2014 - 15 . 


(Cost Rs . 166 . 93 lakh ). 


17 . 


Hon . Shri Babanrao 
Pachpute Vichardhara Trust, 
At/ Post-Kashti, Tal - 
Shrigonda , 
District Ahmednagar, : 
Maharashtra 


Parikrama - A village for Rs. 9 .48 Crore for three 
Global Welfare . 

financial 

years 

commencing with 2012 
(Cost Rs. 9 .48 Crore). 

13 i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


18 . 


Hind Sewa Sanagthan , 
HRD Complex , Bye Pass 
Road , 


Integrated 

Village Rs. 1194 lakh for three 
Development project with financial 

years 
special focus on income 

omne commencing with 2012- 13 


. 3785 41/ 2 - 4 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I 


SEC . 3( ii)] 


Shanan , Sanjauli 
Shimla - 6 , 
Himachal Pradesh . 


generating programmes 1 i. e 2012- 13 , 2013 - 14 8 | 
for Youth , Farmers and 2014 - 15 . 
Women . 


(Cost Rs. 1194 lakh ). 


19 . 


Vishranti 


Digvijay Lions Foundation , 
Opp . Civil Hospital, Gate No. 
3 ,Asarwa , Ahmedabad - 380 
016 ,Gujarat. 


Gruh - Rs. 5 . 17 crore including a 
Swajangruh - Annapurna. corpus fund of Rs, 2 crore 

for three financial years 
(Cost Rs . 5 . 17 Crore commencing with 2012 - 13 
including a corpus fund of i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
Rs. 2 crore). 

| 2014 - 15 . 


20 . 


Karir Charitable Trust 
Hospital,G . T . Road , 
Naushehra Pannuan , 
District Tarn Taran , Punjab . 


Health Awareness (RCH Rs. 6 .67 Crore for three 
and Cancer Awareness ) financial 

years 
Camp and Workshop , 

commencing with 2012 - 13 
Tarn Taran , Punjab . 

i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 

2014- 15 . 
( Cost Rs. 6 .67 Crore). 


21. 


Jamia Islamia Ishaatul . 
Uloom , 
Amlibari Molgi Road , 
A / P . Akkalkuwa - 425 415 , 
District Nandurbar , 
Maharashtra . 


Extension of Nour Rs. 18 .81 Crore for three 
Charitable Hospital and financial 

years 
Research Centre . 

commencing with 2012 - 13 

i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
(Cost Rs. 18 .81 Crore). 

2014 - 15 . 


22 . 


Shrimant Dagdusheth 
Halwai Sarvajanik Ganpati 
Trust , 
"Ganpati Bhavan " 250 , 
Budhwar Peth , 
Pune - 411 002 , 
Maharashtra . 


Abalvruddha Sahayata Rs. 11. 95 Crore for three 
Yojana " Integrated financial 

years 
| Development of people 

commencing with 2012 - 13 
living in below poverty line 

i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
through expansion of 

2014 - 15 . 
existing activities. 


( Cost Rs. 11. 95 Crore ). 


Manava Seva Dharma 
Samvardhani, 
391 / 1, Venkatachalapathy 
Nagar, 
Alapakkam , 
Chennai - 600 116 , Tamil 
Nadu . 


Creation of a corpus fund | Rs. 3 .40 Crore as corpus 
of Rs. 3 . 40 crore . 

fund for three financial 
years commencing with 

2012 - 13 i. e 2012 - 13 , 
( Cost Rs . 3.40 Crore as 

2013 - 14 & 2014 - 15 . 
corpus fund). 


24 , 


Shri Kalyan Arogya Sadan , 
Bajaj Gram - Sanwali - 332 
021.Rajasthan . 


Shri Kalyan Arogya Sadan Rs. 49 .37 Crore for three 
Medical College . 

financial 

years 

commencing with 2012 - 13 
(Cost Rs . 61.53 Crore ). 

| i.e . 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 , 


25 . 


years 


Sri Sathya Sai Gramin 
Jagriti, 
Village Darwa, P . O . . 
Fatehpur , 
District Yamuna Nagar 
135101, 
Haryana 


Establishment of " Sri Rs. 5 ,40 Crore for three 
Sathya Sai Institute of financial 
Vocational and Industrial 

1 commencing with 2012 - 13 
Training & running 

i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
expenses of the Hospital 
and school. 

2014 - 15 . 


(Cost Rs. 5 .40 Crore ). 


26 . 


Shree Ganesh Seva Trust for 


" Saanidhya " 


Residential Rs. 6 


Crore for three 


[ 11 - OVE 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


. 


13 


Exceptional Persons, Shree 
Ganesh Kandettu , 
Bikarnakatta , 
Mangalore - 575 005 . 


School & Training Centre financial 

years 
for Mentally Challenged . commencing with 2012 - 13 

i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
(Cost Rs. 6 Crore). 

2014 - 15 . 


Barasat Anweshan , 
Rabindra Nagar , Noapara 
Barasat, 
District 24 Paraganas, 
Kolkata - 700 125 , West 
Bengal. 


Enhancement of the 
activities of present 
Nivedita Orphanage Home 
and Old age Home 
"Sankalp 


Rs. 282 . 13 lakh including 
a corpus fund of Rs. 50 
lakh for three financial 
years commencing with 
2012 - 13 i.e 2012 - 13 , 
2013 - 14 & 2014 - 15 . : 


( Cost Rs . 282 . 13 lakh 
including a corpus fund of 
Rs . 50 lakh ). 


28. 


Dr. Sali Medical Foundation , 
| At & Post Manchar , Tal. 
Ambegaon , 
District Pune -410503. 


"Multi Speciality Hospital 
and Cancer Detection 
Treatment Centre" . 


Rs. 1300 lakh for three 
financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . . 


( Cost Rs. 1300 lakh ). 


29 . 


Bal Sahyog , 
Opp . L Block , Market Outer 
Circle Connaught Place , 
New Delhi - 110 001 . 


Rs. 1.09 Crore for three 
financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


i. Integrated 

Community 
Development 
Support Program 

(Naharpur & Rithala ), 
ii . Community 

Development Program 

( Paharganj); 
iii. Remedial Education , 

Balwadi for under 
privileged children & 
women empowerment 
(Nangloi, Karol Bagh , 

Bal Sahyog home), 
iv . Community 

Development Program 
(Wazirpur JJ Colony 

& Kotla Mubarakpur), 
v . Women 

Empowerment and 
skill 

Training 
Program (Nangloi & 

Paharganj) , 
vi. Community 

Development , and 
Computer Centre 

(Inderpuri) , 
vii . Open Shelter . 


(Cost Rs . 1.09 Crore). 


30 . 


Tulsi Gramodyog 
Samiti, 
108 , Sector- P , 
Lucknow , 
Uttar Pradesh . 


Sewa Expansion of existing 

Building, Vocational 
Aliganz , | Training Centre , and 

Training Centre 


Rs. 7.69 Crore for three 
financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
2014 - 15 . 


(Cost Rs. 7.69 Crore ). 


31. 


Dutt Samajik Seva Trust, 


Running 


of 


existing Rs . 9 . 25 Crore for three 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


. 


[Part 11 — SEC. 3 (ii)] 


facilities . 


A / p Saukhyada Colony - 
wing, 
Karad district Satara , 
Maharashtra 


(Cost Rs. 9.25 Crore). 


financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 . & 
2014 - 15 . 


32 . 


Poddar Trust, 
Sector - 7 , Shipra Path , 
Mansarovar , Jaipur, 
Rajasthan . 


Creation of Employment | Rs. 2 . 18 Crore for three 
opportunities for Urban financial . years 
and Rural population 

commencing with 2012 - 13 
living below poverty line. 

i.e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
(Cost Rs. 2 . 18 Crore). 

2014 - 15 . 


33 . 


Vatsalya Gram Project. 


Param Shakti Peeth , 
Vatsalya Gram Mathura 
Vrindavan Marg , 
Post Prem Nagar , 
Vrindavan - 281 003 (UP ). 


Rs . 5 . 30 Crore for three 
financial 

years 
commencing with 2012 - 13 
i.e 2012 - 13, 2013 - 14 & 
2014 - 15 


(Cost Rs. 5 . 30 Crore). 


34 . 


Srinivasan Service Trust, 
Jayalakshmi Estates ," . 
No . 29 (Old No .8 ), Haddows 
Road , Chennai - 600 
006 , Tamil Nadu . 


Rural Development Project Rs. 150 lakh for three 
| in 41 villages in Pune, financial 

years 
Maharashtra . . 

commencing with 2012 - 13 

i. e 2012 - 13 , 2013 - 14 & 
(Cost Rs. 150 lakh ). 

2014 - 15 . 


II. This notification shall remain in force for a period of three years in relation to 
financial years 2012 - 13 , 2013 - 14 & 2014 - 15 in respect of project or scheme mentioned at 
serial numbers 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11, 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21, 22 , 
23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 & 34 of the said table . 


[ No.67/ 2012 /F. No.V. 27015 /3/2012-SO (NAT.COM )] 
AJAY KUMAR NEMA, Director (National Committee ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 . 


